. 


रजिस्ट्री संडी० एल० - 33004 /98 


REGD. NO . D . L.-33004/ 98 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


मायवाजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


. 


. 


. 


EXTRAORDINARY . 


भाग 1 - खण्ड 1 
PART I - Section1 


SOME 


1 


on 


or 


प्राधिकार से प्रकाशित 


1774 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 148 ] 
No. 148 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , जुलाई 14, 1998 / आषाढ़ 23 , 1920 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 1998/ASADHA 23, 1920 


वाणिज्य मंत्रालय 
प्रतिपाटन तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय 
जांच शुरूआत ( समीक्षा ) की अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 जुलाई , 1998 
विषय : थाइलैंड मूल के अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलिक फाइबर्स पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा शुरू करना । 

38 / 4 / 97 - एडीडी. - मैसर्स थाई एक्रीलिक फाइबर्स कं . लि . ने सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ 
( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटन रोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियम , 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास 
एक याचिका दायर की है जिसमें कंपनी द्वारा किए गए एक्रीलिक फाइबर्स के सभी निर्यातों पर 14 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं. 202 द्वारा निर्दिष्ट 
प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा जाएगा ) द्वारा सिफारिश किए गए पाटन रोधी शुल्क की समीक्षा करने का अनुरोध किया है । 

1. संबंधित निर्यातक : वर्तमान जांच थाई एक्रीलिक फाइबर कं . लि . द्वारा एक्रीलिक फाइबर के निर्यातों के संबंध में है । 
2. पाटन रोधी जांच की शुरूआत : सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार 

प्राधिकारी को समय - समय पर इस बात की समीक्षा करनी होती है कि क्या सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की जरूरत 
है । याचिकाकर्ताने प्रथम दृष्टया इस बात के प्रर्याप्त साक्ष्य पुस्तुत किए हैं कि प्राधिकारी ने पहले इंपिंग मार्जिन का जो आंकलन लगाया 
था , वह बदल गया है और उसने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्यासित वस्तुओं पर प्राधिकारी द्वारा सिफारिशकिए गए प्रतिपाटन . 

शुल्क को हयए जाने की आवश्यकता है । 
3. प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि थाई एक्रीलिक फाइबर कं . लि . द्वारा किए गए एक्रीलिक फाइबर के निर्यातों पर पाटनरोधी 

शुल्क की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी समझता है कि प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं . 
202 के द्वारा की गईसिफारिश के अनुसरण में थाई एक्रीलिक फाइबर कं . लि . द्वारा एक्रीलिक फाइबर के किए गए निर्यातों पर केन्द्र 
सरकार द्वारा लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की इस समय समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है । 
थाई एक्रीलिक फाइमर कं . लि . के बारे में दिनांक 14 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं. 202 के अंतिम निष्कर्षों की समीक्षा करने का 
निर्णय लेने के उपरान्त प्राधिकारी थाई एक्रीलिक फाइबर कं . लि . द्वारा एक्रीलिक फाइबर के सभी निर्यात्तों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी 
रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए नियमानुसार जांच शुरू कर रहे हैं । 


1902GI/ 98 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC. 1 ]] 


- 


% 


- 


- 


: 


5. जांच की अवधि : वर्तमान समीक्षा के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 1997 से 30 सितम्बर , 1997 है । 
6 . सूचना प्रस्तुत करना : जिन निर्यातकों और आयातकों के सम्बद्ध होने की जानकारी है, उन्हें और घरेलू उद्योग को अलग - अलग सूचित 

किया जा रहा है जिससे कि वे निर्धारित रूप में औरनिर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें । कोई अन्य पार्टी जो वर्तमान जांच में 
शामिल होने की इश्क है , निम्नलिखित पते पर लिख सकती है : - , . 

निर्दिष्ट प्राधिकारी 
( पाटन रोधी तथा सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय), 

भारत सरकार 

याणिज्य मंत्रालय 

250 - ए उधोग भवन , नई दिल्ली - 110011 
7. समय सीमा : इस समीक्षा से संबंधित सभी सूचना लिखित रूप में इस प्रकार भेजी जाए कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस 

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के अन्दर पहुंच जाए । यदि कोई सूचनानिर्धारित समय - सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती 
है अथवा अधूरी सूचना मिलती है, तो प्राधिकारी उक्त नियमों के अनुसार, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर 
सकेंगे । 


रति विनय झा , निर्दिष्ट प्राधिकारी 
MINISTRY OF COMMERCE 
( Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties ) 
INITIATION (REVIEW ) NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th July , 1998 
Subject : Initiation of reviow of anti-dumping duty imposod on acrylic fibres originating in or exported from Thailand. 

38/ 4/ 97/ ADD . - M/ s. Thai Acrylic Fibre Co . Ltd. has filed a petition before the Designated Authority under the Cus 
toms Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on 
Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules, 1995 , requesting review of the anti- dumping duty recommended by 
the Designated Authority ( referred to as Authority hereinafter ) vide notification No. 202 dated 14th Oct ., 1997 on all exports of 
acrylic fibre by the company . 

1, Exporter involved : The present investigations relate to exports of acrylic fibro by Thai Acrylic Fibre Co . Ltd . 


2 . 


Initiation of Anti- Dumping Investigation : The Customs Tariff ( Amendment) Act, 1995 and the Rules mado 
thereunder roquire the Authority to review , from time to time, the need for the continued imposition of Anti 
Dumping Duty recommended . The petitioner has furnished sufficient prima- facie evidence that the dumping 
margin assessed carlier by the Authority has changed and has argued that the anti -dumping duty recommended 
by the Authority on the goods exported by the petitioner is required to be removed . 


3 . 


The Authority having been satisfied that there is a need for review of anti -dumping duty on exports of acrylic 
fibre by Thai Acrylic Fibre Co , Ltd . considers that the anti-dumping duty imposed by the Contral Government in 
pursuance to the recommendations made by the Authority vide notification No. 202 dated 14th Oct., 1997 on 
cxports of acrylic fibres by Thai Acrylic Fibre Co. Ltd . needs to be reviewed at this stage . 


4 . Having decided to review the final findings notified vide notification No. 202 dated 14th Oct., 1997 with regard 

to Thại Acrylic Fibre Co . Ltd., the Authority hereby initiates investigations to review the nood for continued 
imposition of the anti-dumping duty on all exports of acrylic fibres by Thai Acrylic Fibre Co . Ltd , in accordance 

with the Rules supra. 
5 . Period of investigation : The period of investigation for the purpose of the present review is 1st Jan ., 1997 to 

30th Sept., 1997 . 
6 . Submission of Information : The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are 

being informed separately to enable them to filc all information relevant in the form and manner prescribed . Any 
other party interested to participate in the present investigation may write to ; 


[ PM 1 - 405 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


The Designated Authority 
(Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties ) 

Government of India 

Ministry of Commerce 

250- A , Udyog Bhawan , New Delhi- 110011 
Time Limit : All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the 
above addross not later than 40 days from the date of publication of this notification . If no information is received 
within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their find 
ings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra . 


7 . 


RATHI VINAY JHA , Designated Authority 


Printed by the Managor, Govt. of India Prta , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications , Dolhi- 110054 — 1998 


